PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., APRIL 8, 2003 (CHTR. 18, 1925 SAKA ) 


191 


- 


श्रम विभाग 


दिनांक 25 मार्च, 2003 


संख्या 14/ 65/ 2002-6 श्रम.- ~ कारखाना अधिनियम , 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड 
( ख) के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के 
राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्ज जनरल इलैक्ट्रिक मोटरज इंडिया लिमिटेड, सैक्टर-11 , फरीदाबाद के सम्बन्ध में , उक्त अधिनियम की धारा 66 
की उपधारा (1) के खण्ड ( ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष 
की अवधि के लिये सांय 2.00 बजे तथा रात्रि 10.00 बजे के बीच महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये नियोजन प्राधिकृत 
किया जा सके , अर्थात् : 
1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे तथा प्रात: 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी और 

न ही उसे अनुमति दी जायेगी । 
2. किसी भी महिला कर्मकार से, किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक काम करने की 

अपेक्षा नहीं की जायेगी । 


3. किसी महिला कर्मकार को , जो सांय 7.00 बजे और रात्रि 10.00 बजे के बीच कारखाने में काम करने से इन्कार करती है उसे 

केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा । 


4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेली नहीं लगाया जायेगा । 
5. अधिष्ठाता कारखाने के व्यय पर उन महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और ले जाने के लिये आवश्यक 

प्रबन्ध करेगा जिन्हें सांय 7.00 बजे और रात्रि 10.00 के बीच कार्य करने के लिये बुलाया जाता है । 
6. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुये, महिला कर्मकारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी । 
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिये उन्हें लाने और ले जाने वाली बसों पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध 

करवायेगा । 


8. अधिष्ठाता, कैन्टीन की सुविधा तथा महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रेच का प्रावधान तथा इनका रख -रखाव करेगा । 


प्रेम प्रशान्त , 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम एवं रोजगार विभाग । 


LABOUR DEPARTMENT 


The 25th March, 2003 


No. 14/ 65/ 2002-6 Lab.--In exercise of the powers conferred by the proviso to clause ( b ) of Sub -section (1 ) of 
Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948 ), and all other powers enabling himin this behalf, the 
Governor ofHaryana hereby varies the limits laid down in clause (b ) of Sub - section ( 1 ) of Section 66 of the said Act 
in respect of Messers General Electric Motors India Limited , Sector 11, Faridabad , so as to authorise the employment of 
women workers between the hours of 2.00 P.M.and 10.00 P.M.for a period of one year from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely : 


1. No women worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 P.M.and 6.00 A.M. 


2. No woman worker shall be required to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week 


3. No woman worker who declines to work in the factory between 7.00 P.M. and 10.00 P.M. shall be 

removed from employment on this account. 


4. No woman worker shall lonely be engaged to work in the second shift. 


192 


HARYANA GOVT.GAZ ., APRIL 8, 2003 ( CHTR. 18, 1925 SAKA) 


[ PART 1 


5. The occupier shall make necessary arrangements at the expense of factory to transport women workers 

from their residence and back who are called for work between 7.00 P.M.and 10.00 P.M. 


6. The medical facilities by engaging a doctor and female nurse shall be provided to the women workers . 


7. The occupier shall provide Lady security guards to accompany the women workers on the transportation 

buses for their safety . 


8. The occupier shall provide Canteen facilities and maintain a Creche for the use of children of women 

workers. 


The 31st March , 2003 


No. 11/12/ 2003-1 Lab .---Inexercise of thepowers conferred by Section28 of the Punjab Shops and Commercial 
Establishment Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958) read with Rule 15 of the rules framed under the said Act and all other 
powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby exempts M /s G.E. Capital International Services, 
Plot No. 90- A, Sector 18, Gurgaon and its concerned two units are situated in, Plot No. 22, Sector 18, Gurgaon and G.E. 
Tower , Sector Road , Sector 53 , DLF, Phase 5, Gurgaon the operation of the provisions of Section 7 (1 ) of the Punjab 
Shops and Commercial Establishment Act, 1958 for the period of one year subject to the following conditions : --- 


. 


1. The number of hours of work in the establishment shall not exceed ten any one day . 


2. The spread /over inclusive of interval for rest in the establishment shall not exceed 12 hours on any one 

day . 


3. The total number of hours of overtime work shall not exceed 60 in any one quarter and the persons 

employed for overtime work shall be paid renumeration at double the rate of normal wages payable to 
him , calculated by the hours . 


PREM PRASHANT, 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, 
Labour and Employment Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 14 मार्च, 2003 


.. 


क्रमांक 204- ज -11-2003 /5194.- श्री चन्दगी राम पुत्र श्री पतराम निवासी गांव रामपुरा तहसील व जिला झज्जर की पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 813- ज -11-78/16865, दिनांक 
19-6-78 द्वारा 150 / - रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -1-79/ 44040 , दिनांक 30-10-79 द्वारा 300/- रुपये और 
बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज-2-93/15918, दिनांक 26-8-93 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री चन्दगी राम की दिनांक 01-02-2002 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि 
उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संसोधन किया गया है। की धारा 4 ले अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए इस जागीर को श्री चन्दगी राम की पत्नी श्रीमती कमलो के नाम रबी 2002 से 5000/ - रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई 
शों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


. 


